निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 415 ) 


23 वैशाख 1936 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 13 मई 2014 


सहकारिता विभाग 
- - - - - - - - - 

अधिसूचना 

__ 12 फरवरी 2014 
सं0 1 / रा. स्था .(7) विनियमन – 18 / 12सह. - 741 — विभागीय अधिसूचना संख्या 2573 दिनांक 14.06 . 13 द्वारा 
दिनांक 17. 01.12 से 31 .03.12 तक सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, किशनगंज के पद पर वैचारिक रूप से 
समायोजित / नियुक्त किये गये श्री रजनीकान्त को कृषि विभाग के संकल्प ज्ञापांक 8160 दिनांक 28.12.11 की 
कंडिका - 2 में दिये शर्तों के अनुपालन में वेतन संरक्षण का लाभ देने हेतु समायोजन की प्रभावी तिथि दिनांक 02.09.08 
घोषित है । फलतः श्री रजनीकान्त को सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ वेतनमान 9300 - 34800, ग्रेड पे 5400 में 
समायोजन / नियुक्ति की तिथि दिनांक 02.09.08 से प्रभावी समझी जाएगी । 
2. अधिसूचना संख्या 2573 दिनांक 14.06.13 की शेष शत्रौं यथावत् रहेंगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शत्रुघ्न कुमार चौधरी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 415 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


